C 


+ 


शासन 


पंजीयन क्रमांक 
“ छत्तीसगढ़ / दुर्ग / 09 / 2013- 2015 . ” 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण 
हेतु अनुमत . क्रमांक जी .2 - 22 - छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि . से. भिलाई, दिनांक । 
30 - 05 - 2001. ” 


सत्यमेव जयते 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 88 ] 


रायपुर , सोमवार , दिनांक 11 मार्च 2019 - फाल्गुन 20 , शक 1940 


स्कूल शिक्षा विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन , अटल नगर , रायपुर 

अटल नगर, दिनांक 2 मार्च 2019 


आदेश 


क्रमांक एफ - 12 - 03 /2014 / 20 - 3. - छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1965 (कमांक 23 सन् 
1965 ) की धारा 4 की उपधारा (1 ) के खण्ड ( ट ) के उपखण्डों द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में 
लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नानुसार छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल के सदस्यों के 
नाम निर्दिष्ट करता है: 
1 - उपखण्ड ( एक ) के अंतर्गत मण्डल द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के तीन प्राचार्य/ प्रधानाध्यापक , 
जिनमें से कम से कम एक महिला : 


क्र . 


नाम एवं पद 


| श्रीमती विनीता कुट्टी, प्राचार्य 


वर्तमान पदस्थापना 
शास. हाई स्कूल मोंगरी विकासखण्ड गुण्डरदेही , जिला | 
बालोद 
शास . उच्च . माध्यमिक विद्यालय , कोरबा 


2 श्रीमती इंदु अग्रवाल , प्राचार्य 


3 


श्री सुनील कुमार यादव , प्राचार्य 


शास .उ . मा .वि . पाउवारा जिला दुर्ग 


175 


176 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2019 


2 - उपखण्ड ( दो ) के अंतर्गत अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं या प्रशिक्षण महाविद्यालयों के एक प्राचार्य : 


क . 


नाम एवं पद 


वर्तमान पदस्थापना .. 


1 


डॉ . योगेश शिवहरे , प्राचार्य 


शास. शिक्षण महाविद्यालय , शंकर नगर, रायपुर 


3 - उपखण्ड (तीन ) के अंतर्गत मण्डल द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के छ: प्राध्यापक जिनमें कम से 

कम एक महिला : 


क . 


नाम एवं पद 


वर्तमान पदस्थापना 


शास. उ. मा .विद्यालय , परसागुड़ी राजपुर , जिला बलरामपुर 


शास. उ. मा . शाला , बढ़ई पारा , रामसागर पारा , रायपुर 


1 श्री ओंकार सिंह, शिक्षक 
2 श्री राकेश शर्मा, व्याख्याता .. 
3 श्री सुरेश प्रसाद गुप्ता , व्याख्याता 
4 श्री बिहारी लाल शर्मा, व्याख्याता 


सालेम इंग्लिश स्कूल रायपुर 
नगर माता बिन्नी बाई सोनकर शा . उ . मा . वि . भाठागांव , 
रायपुर 
शास. कन्या उ. मा . वि . कुआकोंडा , जिला दंतेवाड़ा 
शास .उ . मा .वि ., तेतलखुटी , विकासखण्ड मैनपुर , जिला 
गरियाबंद 


5 सुश्री अर्चना खेस, व्याख्याता 
6 श्री कमलेश्वर बघेल, व्याख्याता 


4 - उपखण्ड ( चार) के अंतर्गत स्थानीय निकायों को सम्मिलित करते हुए प्रबंध का प्रतिनिधित्व करने 

वाले तीन ऐसे व्यक्ति जो मण्डल द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था चलाते हों : 


1 


नाम एवं पद 

वर्तमान पदस्थापना 
श्री जयप्रकाश जायसवाल , संचालक । नेशनल पब्लिक स्कूल रजखेता विकासखण्ड वाड्रफनगर , 

जिला बलरामपुर 
श्री ऐजाज टेबर , सचिव 

| होली क्रॉस सीनियर सेकेण्डरी स्कूल, पेंशन बाड़ा , रायपुर 
श्री जयराम मिश्रा, प्रबंधक 

संत हरकेवल विद्यापीठ हायर सेकेण्डरी स्कूल , 
| नमनाकला, अंबिकापुर जिला सरगुजा 


2 
3 


5 - उपखण्ड (पाँच) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ विधानसभा के पाँच सदस्य : 


क . 


नाम एवं पद 
मान . श्री शैलेष पाण्डेय , विधायक 


विधानसभा क्षेत्र 
विधानसभा क्षेत्र -बिलासपुर 


2 


मान . श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय , विधानसभा क्षेत्र -बिलाईगढ़ 
विधायक 
मान . शकुंतला साहू, विधायक विधानसभा क्षेत्र -कसडोल 
मान. श्री विकास उपाध्याय , विधायक विधानसभा क्षेत्र - रायपुर पश्चिम 


3 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 11 मार्च2019 


176 (1 ) 


6 - उपखण्ड ( छः ) के अंतर्गत ऐसे हित का प्रतिनिधित्व करने वाले दो व्यक्ति जिनका अन्यथा 
प्रतिनिधित्व न हुआ हो : 
क्र . नाम एवं पद 

वर्तमान पदस्थापना - 
1 श्री पवन अग्रवाल 

लिटिल रोज इंग्लिश मीडियम स्कूल , पत्थलगांव जिला 

जशपुर 
श्रीमती नीलिमा राबिन्स (शिक्षा के एम . आई. जी . 1 / 840 हुडको , भिलाई , जिला दुर्ग 
क्षेत्र में कार्य करने वाले ) 


उपरोक्त नाम निर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि इस अधिसूचना के छ. ग . राजपत्र में प्रकाशित होने 
की तारीख से 03 वर्ष की होगी । 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

सौरभ कुमार, संयुक्त सचिव. 


